Haryana Government Gazette 


Published by Authority 


© Govt. of Haryana 


No. 50-2021] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 


क्रमांक 


भाग I 


भाग ता 


भाग वा 


भाग IV 


(23 अग्रहायण, 1943 शक) 


विधायी परिशिष्ट 

विषय वस्तु पृष्ठ 
अधिनियम 

कुछ नहीं 

अध्यादेश 

कुछ नहीं 

प्रत्यायोजित विधान 

1. अधिसूचना संख्या का०आ० 61, के०अ० 39 / 1987 / धा० 6/2021, 637-638 

दिनांक 13 दिसम्बर, 2021 - माननीय न्यायमूर्ति श्री अगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्यायाधीश, 


पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय को दिनांक 20 अक्तूबर, 2021 से हरियाणा राज्य 
विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मनोनीत करने बारे । 


शुद्धि-पर्ची, पुन: प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन 


कुछ नहीं। 


(जला) 


HARYANA GOVT. GAZ., DEC. 14, 2021 (AGHN. 23, 1943 SAKA) 637 


भाग — ता 
हरियाणा सरकार 
न्याय प्रशासन विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक 13 दिसम्बर, 2021 


GA Hloslo 61/के०अ० 39,/1987 /धा० 6/2021— विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 
केन्द्रीय अधिनियम 39), की धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पंजाब तथा 
हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से तथा हरियाणा सरकार, न्याय प्रशासन विभाग, अधिसूचना 
संख्या का०ग्आ० 38/Hoso 39/1987 /धा० 6/2021, दिनाक 2 अगस्त, 2021 के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, 
इसके द्वारा, माननीय न्यायमूर्ति श्री अगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्यायाधीश, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय को दिनांक 20 
अक्टूबर, 2021 से हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मनोनीत करते हैं। 


राजीव अरोड़ा, 
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 
न्याय प्रशासन विभाग | 


638 HARYANA GOVT. GAZ., DEC. 14, 2021 (AGHN. 23, 1943 SAKA) 


HARYANA GOVERNEMENT 
ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT 
Notification 
The 13th December, 2021 
No. S.O. 61/C.A.39/1987/S.6/2021.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of 
section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Central Act 39 of 1987), and in consultation with the Chief 
Justice of the High Court of Punjab and Haryana and in supersession of Haryana Government, Administration of 
Justice Department, notification No. 8.0. 38/C.A. 39/1987/S.6/2021, dated the 2nd August, 2021, the Governor of 


Haryana hereby nominates Hon’ble Justice Mr. Augustine Gorge Masih, Judge of the Punjab and Haryana High Court 
as Executive Chairman of the Haryana State Legal Services Authority with effect from the 20th October, 2021. 


RAJEEV ARORA, 
Additional Chief Secretary to Government, Haryana, 
Administration of Justice Department. 


9402—C.S.—H.G_P., Pkl. 


